रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


INIAN 


SANDU 


25 


TV 


। 


SHAL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , मार्च 21, 2018 / फाल्गुन 30 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 21, 2018 / PHALGUNA 30 , 1939 


सं. 89] 
No . 89 ] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018 
सं . यू-23013/10/ 2017-एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम( विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लिमिटेड , चिथेरी, अराकोणम , 
तमिलनाडु के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्सादन पर विचार करने के लिए एतद्द्वारा समिति का गठन करता है । 
2. समिति का गठन और इसके विचारार्थविषय निम्नानुसार हैं : 
डॉ . विवेक मोन्टेरियो । 

– सदस्य 
सचिव , मुंबई श्रमिक संघ का कार्यालय , 
क्वेरी रोड, भन्डूप , मुंबई- 400078 


- सदस्य 


निदेशक( कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) , 
कोल इंडिया लिमिटेड , कोल भवन , परिसर सं . 04 , 
एमएआर, प्लॉट सं .-एएफ -III , एक्शन एरिया - 1ए, 
न्यू टाउन , राजरहाट , कोलकाता -700156 . 


– सदस्य संयोजक 


उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय), 
सं . 26, तृतीय ब्लॉक, 5वां तल ,, 
शास्त्री भवन , हैद्दौस रोड , 
मुंगमबक्कम , चेन्नै । 


1667 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


WIN 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्न प्रकार हैं : 

" अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लिमिटेड , चिथेरी , अराकोणम , तमिलनाडु के कारखाने में नियत कार्यों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली 
के कार्यसंचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें देना कि ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हए उपर्युक्त कारखाने में ठेका श्रमिकों का 

निषिद्ध किया जाए या नहीं। ” 
4. समिति का मुख्यालय चेन्नै में होगा । समिति नए सिरे से पक्षों की सुनवाई करेगी, प्रस्तुतियां , यदि कोई हों , की अनुमति 
देगी तथा तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 

ए. के. सिंह, सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi , the 21st March, 2018 
No . U - 23013 /10/ 2017 - L. W . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go 
into the question of abolition of contract labour in the Factory of Ultra Tech Cement Limited , Chitheri, Arakonam , Tamil 
Nadu. 


The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
i. Dr. Vivek Monteiro 

– Member 
Secretary, Office of Mumbai Shramik Sangh , 
Quarry Road, Bhandup, Mumbai- 400078 


iii . 


- 


Member 


The Director (Personnel & Industrial 
Relations ), Coal India Limited, Coal Bhawan, 
Premise No. 04 ,MAR , Plot No.- AF -III, Action 
Area - 1A, New Town, 
Rajarhat, Kolkata – 700156 
The Dy . CLC (C ), 
No.26 , IIIrd Block , 5th Floor, Shastri Bhawan , 
Haddows Road ,Mungambakkam , Chennai. 


iii. 


- 


Member Convenor " 


3. 


The terms of reference of the proposed Committee would be as follows: 


" To study the working of contract labour system in the jobs/works in the factory of Ultra Tech Cement Limited , 
Chitheri, Arakonam , Tamil Nadu and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract 
labour in the above factory be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition) Act, 1970. ” 


4 . The Headquarters of the Committee will be at Chennai. The Committee shall hear the parties afresh , allow 
submissions, if any and submit its report within three months. 

A .K . SINGH , Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by SARVESH 
SARVESH KUM 

KUMAR SRIVASTAVA 
SRIVASTAVA 

Date: 2018.03. 26 18:10: 37 
+ 05 30 


